रजिस्ट्री सं डी एल -33001 / 99 


REGD . NO . D . L -3300199 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राषिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 12 ] 
No. 12 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, बन 14, 2003 / पेष्ठ 24 , 1925 

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 2003/ JYAISTHA 24 , 1925 
इस भाग में भिन्न पञ्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


. भाग H -- खण्ड 4 
PARTII - Section4 


. 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence : : 

रश मंत्रालय 

नई EिM7मई, 2003 
का. नि . मा . 66 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी समूह 
( ग ) पर्यवेक्षीय और अराजपत्रित काडर ( भर्ती और सेवा शर्ते ) नियम , 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं , अर्थात् : . 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी समूह " ग " पर्यवेक्षीय और अराजपत्रित काडर ( भर्ती और सेवा मते ) 
संशोधन नियम , 2003 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी समूह (ग ) पर्यवेक्षीय और अराजपत्रित काडर ( भर्ती और सेवा शर्ते) नियम , 1989 को अनुसूची में , - 
(i) स्तम्भ 8 के अधीन चार्जमैन श्रेणी-II ( तकनीकी ) के पद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 

अर्थात् : 
"विभिन्न व्यवसादों /विधाओंमें सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं होंगी : 
( क ) यांत्रिक - ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता प्रमाण पत्र 

होना चाहिए । 
( ख ) विद्युत (जिसमें इलैक्ट्रोनिक भी है ) - ए आई सी टीई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या 

समतुल्य अर्हता प्रमाण पत्र होना चाहिए । 
( ग ) सिविल और स्थापत्यकला - ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य 

प्रमाणपत्र होना चाहिए । 
( घ) धातुकर्म - एक मुख्य विषय के रूप में सामान्य रसायन विज्ञान के साथ बी .एस. सी . डिग्री होनी चाहिए । 


था 


ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा। .. 


1532 GI/ 2003 


( 245) 


246 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 2003/ JYAISTHA 24, 1925 


PART II - SEC . 4 ] 


( ङ) रसायन - एक मुख्य विषय के रूप में सामान्य रसायन विज्ञान के साथ बी. एस. सी . डिग्री होनी चाहिए । 


या 


ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा । 
( च ) चश्मा - एक मुख्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी. एस. सी. डिग्री होनी चाहिए । 
, ( छ ) कपड़ा - एक मुख्य विषय के रूप में सामान्य रसायन विज्ञान के साथ बी. एस. सी . डिग्री होनी चाहिए । 

या 
ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा । 
( ज ) चमड़ा - एक मुख्य विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ बी. एस. सी. डिग्री होनी चाहिए । 

या . 
ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा । 
( झ) सूचना प्रौद्योगिकी ( आई टी ) - भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त कम्प्यूटर विज्ञान में " क " स्तर की क्षमता 

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य अर्हता होनी चाहिए । - 
( i) स्तम्भ 8 के अधीन चार्जमैन श्रेणी -II ( गैर तकनीकी और भंडारण ) के पद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 

रखा जाएगा, अर्थात् : 
" किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी, तकनीकी , मानविकी, विज्ञान वाणिज्य, विधि आदि में स्नातक डिग्री "। । 

[ फा . सं. 41 (1)/03/ II/ डी( एफ . वाई -II )] 

सुरेश शर्मा, डैस्क अधिकारी 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र ( असाधारण ) का० नि : आ० सं० 13 असा० तारीख 4 -5 - 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और 

उनका पश्चात्वर्ती संशोधन का०नि० आ० सं० 191 ( अ ) तारीख 28 नवम्बर, 1994 द्वारा किया गया । 


.. 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 27th May, 2003 
S. R. 0 . 66. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the Indian Ordnance Factories Gtoup C , Supervisory and Non -Gazetted 
Cadre (Recruitment and conditions of service) Rules, 1989, namely : 

1.(1) These rules may be called the Indian Ordnance FactoriesGroup C , Supervisory and Non -Gazetted Cadre 
(Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2003. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Indian Ordnance Factories Group C , Supervisory and Non -Gazetted Cadre (Recruitment and Conditions 
of Service ) Rules , 1989, in the schedule , - 

(1) Against the post of Chargeman Grade - II ( Technical) under column 8 , for the existing entry, the following sha !! 

be substituted namely : 
“ The following will be the Educational Qualification for Direct Recruitment in different trades /disciplines : 
(a ) Mechanical. — Must possess three years diploma or equiplent qualification certificate in the respective 

___ field duly affiliated by AICTE. 
(b ) Electrical( including Electronics )Must possess three years diploma or equivalent qualification certificate 

in the respective field duly affiliated by AICTE . 
(c) Civil and Architecture - Must possess three years diploma or equivalent qualification certificate in the 

respective field duly affiliated by AICTE . 
(d ) Metallurgical — B .Sc . Degree with General Chemistry as one of the major subject. 

OR 
Three years Diploma or equivalent exams. in respective field duly affiliated by AICTE . 
(e) Chemical — B .Sc .Degree with General Chemistry as one of the major subject. 

OR 
Three years Diploma or equivalent exams. in respective field duly affiliated by AICTE . 


भाग II - खण्ड 4 ] . 


भारत का राजपत्र : जून 14 , 2003 / ज्येष्ठ 24, 1925 


247 


(1) Optical — B . Sc. Degree with Physics and Mathematics asmajor subject . 
(g) Clothing - B .Sc. Degree with General Chemistry as one of the major subject. 

OR 
Three years Diploma or equivalent exams. in respective field or equivalent qualification duly affiliated 

by AICTE. 
(h ) Leather - B. Sc . Degree with Chemistry as one of the major subject . . 

OR 
Three years Diploma or equivalent exams. in respective field duly affiliated by AICTE . 
() Information Technology (IT) - Must pass “ A ” Level competency certificate course or equivalent 

qualification in Computer Science duly recognised by Govt. of India.” 
(ii ) Against the post of Chargeman Grade-II ( Non -Technical and Stores ) under Column 8, for the existing 

entry the following shall be substituted namely : 
“ A graduate Degree in Engineering, Technical,Humanities, Science , Commerce , Lawetc . from a recognised 
University ." 

[ F. No. 41(1)/ 03 /II/ D (FY.-II)] 

SURESH SHARMA, Desk Officer 
Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India (Extra ordinary) by number SRO 13 -Extra 
dt. 4 -5 - 1989 and subsequently amended vide SRO 191 (E ) dated the 28th Nov., 1994 . 

___ नई दिल्ली , 30 मई , 2003 
का. नि . आ . 67 . - राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 ( 1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय सलाहकार 
समिति के गैर - सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के सा. नि. आ. 76 ( छ) दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की 
अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 8 और 12 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए धारा 12 की उपधारा (1 ) के खंड ( ज ) के तहत शीर्षक 
के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी : 

( 8) लेफ्टिनेंट कर्नल नीला के. पंडित ( सेवानिवृत्त ) 
( 12 ) डॉ. जॉर्ज मैथ्यू 

[ फाइल सं. 10( 19 )/ 89/ रक्षा ( जी एस - VI ) ] 

आर. एल. कपूर, अवर सचिव 
पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 1983 के सा. नि . आ. सं. 76 ( ङ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा बाद में उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन 

किया गया था : 
1. 18- 8 - 1986 का सा. नि . आ . सं. 290 
2. 06 - 4 - 1987 का सा. नि . आ . सं . 154 
3. 25 - 9 - 1987 का सा . नि . आ . सं. 298 
4. 28 - 5 - 1990 का सा. नि . आ. सं. 110 
5. 28- 6 - 1990 का सा. नि . आ . सं. 140 
6. 30 - 9 - 1991 का सा. नि . आ . सं. 224 
7. 30 - 9 - 1999 का सा .नि . आ . सं. 225 
8 . 22 -6 -1992 का सा. नि . आ . सं. 183 
9. 20 - 5- 1993 का सा . नि . आ . सं. 184 
10. 21 - 8 - 1995 का सा .नि . आ . सं. 188 
11 . 16 - 5 - 1996 का सा. नि. आ . सं. 94 


. . 248 


THE GAZETTEOFINDIA: JUNE 14, 2003/JYAISTHA 24, 1925 


[ PART , II ---SEc . 4] 


12. 11- 12 - 1998 का सा. नि. आ . सं. 172 
13. 24- 2 - 1999 का सा.नि . आ. सं. 37 
14. 16 - 8 - 2000 का सा.नि. आ . सं. 183 
15 . 18 - 2 - 2003 का सा .नि . आ . सं. 44 


New Delhi, the 30th May, 2003 
S.R . O . 67. — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 12 of the National Cadet Corps 
Act, 1948 (31 of 1948 ) , the Central Governmenthereby appoints the following persons as non - official member of the 
Central Advisory Committee with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and makes 
the following amendment in the Notification of the Government of India in theMinistry of Defence, SRO 76 (E ), dated the 
10th October , 1983 , namely : 

___ In the said Notification, under the heading " under clause ( h ) Sub -section ( i) of section 12 ", for serial numbers 
and 12 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall respectively be substituted, 
namely : 
(8 ) Lt. Col.Neela K . Pandit (Retd .) 

.. .. - Member: 
( 12) Dr.George Mathew 

- Member 

. E. No . 10 (19789/ D ( GS-VI ] 

R. L . KAPOOR, Under Secy. . 
Foot Note : The Notification was published vide SRO No. 76 ( E), dated the 10th October, 1983 and subsequently 

amended vide : 
1. S. RO. No. 290 dt. 18 -8 -1986 
2. S.R0. No. 154 C . 64 - 1987 
3. S. RO . No. 298 dt. 25 -9 - 1987 
4. S.R0. No. 110 đt, 28 - 5- 1990 
5. S.RO, No. 140 đ . 28 -6 - 1990 
6. S.R0. No. 224 dt. 30- 9-1991 
7. S. RO. No. 225dt . 30- 9- 1991 
8 S.Ro. No. 183 dt. 22 -6- 1992 
9. S. RO. No . 184dt. 20 -5 - 1993 
10. SRO No. 188 dt, 21 -8 -1995 
11. S. RO. No. 94dt. 16 -5 -1996 
12. S. RO. No. 172dt . 11 - 12 -1998 

S. R. O . No . 37dt. 24- 2 - 1999 
14. SR0. No. 183 dt , 16 -8 - 2000 
15 . S. RO. No . 44 dt. 18 - 2-2003 


. नई दिल्ली, 28 मई, 2003 
का.नि . आ. 68 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलैक्ट्रॉनिकी और 
यांत्रिकी इंजीनियर कोर (मुख्य नक्शानवीस ) भर्ती नियम, 1972 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहलेकिया गया 
है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर में मुख्य नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति 
का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर मुख्य नक्शानवीस ( समूह 
" ख " राजपत्रित ) भर्ती नियम, 2002 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । . . . 

. . 
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों 
से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : जून 14, 2003/ ज्येष्ठ 24 , 1925 


249 


3. भर्ती की पतति , आधु - सीमा और अन्य अहंताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधिव 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहवा. - वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिषिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की 
बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
1. पद का नाम 

: मुख्य नक्शानवीस 
2. पदों की संख्या 

: 11 * 

( 2002 ) 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । 
3. वर्गीकरण 

: साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित अननुसचिवीय 
4. वेतनमान 

: 6500- 200 - 10500 रु. 
5. चयन- सह - ज्येष्ठता के आधार पर 

; चयन 
अथवा चयन पद 
6. सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता 

आयु -सीमा 
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल : लागू नहीं होता 

सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 

30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं 
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए : लागू नहीं होता 

अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं 
.. १. सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं 

विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं , प्रोन्नत 

व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 
10 . परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो : लागू नहीं होता 
11 . भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा : प्रोन्नति 

या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


250 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 14 , 2003/JYAISTHA 24 , 1925 


[PART II — Sec . 4 ] 


12 . प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की 

दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति 
या आमेलन किया जाएगा 


: 5500 -9000 रु. के वेतनमान में ऐसा नक्शानवीस श्रेणी-I जिसने इस श्रेणी में 3 वर्ष 

सेवा की है । 
जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली 
है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हकापात्रता सेवा, 
अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम 
हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने 

ऐसी अहंकापात्रता सेवा पहले ही पूरी कर लो है । 
: समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

(i) अपर महानिदेशक/ इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर ( कार्मिक और प्रशासन ) , 
इलैक्ट्रॉनिकी यांत्रिकी इंजीनियर महानिदेशालय, सेना मुख्यालय - अध्यक्ष 
( ii ) निदेशक, इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर ( कार्मिक ), इलैक्ट्रनिकी और 
यांत्रिकी इंजीनियर महानिदेशालय, सेना मुख्यालय - सदस्य 
(ii ) संयुक्त निदेशक, इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर ( सिविलियन ), इलैक्ट्रॉनिकी 

और यांत्रिकी महानिदेशालय , सेनामुख्यालय - सदस्य 
: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 


13. यदि विभागीय पनति समिति है, तो उसकी संरचना 


14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक 

सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


[ फा. सं. 81251 /49/ आर . आर./ सीडीएम/ ईएमई सिव -I/269 /रक्षा (नि.) ] 

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव 


. 


New Delhi, the 28th May, 2003 
S .R . O . 68 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession 
of the corps of Electronics and Mechanical Engineers ( Chief Draughtsmen ) Recruitment Rules, 1972 , except as respects 
tungs done or omitted to be done before such supersession , the Presidenthereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to the post of Chief Draughtsman in the Crops of Electronics and Mechanical Engineers under 
Ministry of Defence, namely : 

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical 
Engineers Chief Draughtsman (Group B Gazetted ) Recruitment Rules , 2002. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2. Number of posts , classification, and scale of pay. --The number ofthe said post, their classification and the 
scales of pay attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules. 

3 . Method of recruitment, age limit and other qualifications. — The method of recruitment to the said posts , age 
limits , qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4 . Disqualification .--- No person 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or , 

( b) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Governmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 

5. Power to relax.---Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
inay, by order, and for reasons to be recorded in writing , and in consultation with Union Public Service Commission relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


( 47111 - 05 4 ] 


a 


9 : G 14 , 2003 / 


24 , 1925 


251 


6 . Savings. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
quired to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 
regaid . 

SCHEDULE 
1. Name of post 

Chief Draughtsman 
2. Number of post 

( 2002 ) 

* Subject to variation dependent on workload 
3 . Classification 

: General Central Service Group B , Gazetted Non -Ministerial 
4. Scale of pay 

: Rs.6500 -200 - 10500 / 
5. Whether Selection or Non - selection : Selection 

Post 
6 . Age -limit for direct recruits 

: Not applicable 
7. Whether benefit of added years of service : Not applicable 

admissible under rule 30 of the CCS 

(Pension )Rules, 1972 
8. Educational and other qualifications : Not applicable 

requird for direct recruits. 
9. Whether age and educational qualifi - : No 

cation prescribed for direct recruits 
. will apply in the case ofpromotees 
10. Peirod of probation , if any 

: Not applicable 
11. Method of recruitment whether by direct : Promotion 

recruitment or by promotion or by 
deputation /transfer and percentage of 
the vacancies to be filled by various 

methods 
12. In case of recruitmentby promotion : Draughtsman 
deputation /transfer grades from 

Grade I in the pay scale of Rs. 5500 - 9000 with three years regular 
which promotion /deputation transfer service in the Grade . 
to be made 

Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility 
service are being considered for promotion , their Seniors would also be 
considered provided they are not short of the requisite qualifying 
eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service 
or two years , whichever is less , and have successfully complcted their 
probation period for promotion to the next higher grade alongwith their 

juniors who have already completed such qualifying /eligibility service . 
13 . La Departmental Promotion Conimittee Group B Departmental Promotion Committee consisting of : 
exists what is its composition 

(a ) Additional Director GeneralElectronics and Mechanical Engineers 
(Personnel and Administration ), Directorate General of Electronics 
Mechanical Engineers Army Headquarters - Chairman 
(6 ) Director Electronics and Mechanical Engineers (Personnel), 
Directorate General ofElectronics and Mechanical Engineers, Army 
Headquarters - Member 
(m) Joint Director Electronics and Mechanical Engineers (Civilian ), 
Directorate General of Electronics and Mechanical Engineers , Army 

Headquarters - Member 
14 . Circumstances in which Union Public : Consultation with Union Public Service Commission not necessary . 

Service Commission is to be consulted 
in making recruitment 

F No. 81251/49RR CDM /EME CIV - 1/269 /0x{Apptts.) 

V . A . CHAVDA , Under Secy. 


252 


THE GAZETTEOFINDIA : JUNE 14 , 2003 /JYAISTHA24, 1925 


[PART Il — Sec .4 ] 


- 


- 


. नई दिल्ली, 2 जून, 2003 
का. नि . आ . 69. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रक्षा संपदा 
( समूह क ) ( संशोधन ) नियम, 1985 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : - .. 

1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रक्षा संपदा ( समूह क ) ( संशोधन ) नियम , 2003 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. उक्त नियमों की अनुसूचीIV में , : 

( क ) क्रम संख्या 4 और 6 के सामने, उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियांक्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् : - . 
क्रम सं . पद का नाम 

समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति 

( प्रोन्नति के विचार के लिए ) 
कनिष्ठ प्रशासनिक (1 ) महानिदेशक रक्षा संपदा . 

अध्यक्ष । 
श्रेणी ( चयन श्रेणी ) ( 2 ) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय 

सदस्य 
( 3 ) अपर महानिदेशक ( प्रशा. ). रक्षा संपदा सदस्य . . 
ज्येष्ठ काल वेतनमान (1 ) महानिदेशको रक्षा संपदा . . . 

अध्यक्ष : 
( 2) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय 

( 3 ) अपर महानिदेशक ( प्रशा. ) रक्षा संपदा . सदस्य 
हिपण : मूल नियत्र भारत के राजपत्र में का . नि . आ. सं. 17 ई तारीख 22 - 11 - 85 के द्वारा और पश्चात्वर्ती संशोधन का . नि : आ. सं. 339 तारीख 
30 - 11- 88 तथा का. नि . आ . सं. 27 तारीख 31 - 01 - 2000 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। . . . . . . 

[ फा. सं. 103 / 19 /ए. डी. एम./ डीई/ 92/168 / आर आर/रक्षा ( नि.)] . 

. पी. ए. चावड़ा , अवर सचिव 


सदस्य 


.. New Delhi , the 2nd June, 2003 
S.R . O . 69. - In exercise ofthe powers conferred by the proviso in Article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the Indian Defence Estates Service (Group ‘ A ’) Rules , 1985 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Indian Defence Estates Service (Group A ) (Amendment) Rutes, 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in th¢ Official Gazette . . 
2 . În Schedule IV to the said rules -- 
(a) against serial number 4 and 6 , for the entries thereto , the following entries shall be substituted respectively 

namely : 
SI. No. Name of the post 

Group ‘A ’ Departmental Promotion Committee 

. ( for considering promotion ) 
Junior Administrative. 

(i) Director General , Defence Estates -- Chairman 
Grade (Selection Grade) 

( ii) Jt. Secy .Ministry of Defence Member 
( ii ) Addl. Director General ( Admin), 
Defence Estates 

-- Member 
Senior Time Scale 

(i) Director General , Defence Estates - Chairman 
( ii) Jt. Secy.Ministry of Defence - Member 
(iii) Addl. Director General 
( Admin ), Defence Estates 

-Member” ; 


Note :- - The principal rules were published in the Gazette of India vide SRO No. 17E dated 22 - 11-85 and subsequently 
amended vide SRO No. 339 of 30 - 11-88 and SRO No. 27 dated 31-01-2000 . 

. [ E No . 103 /69IADM/DE/ 92 /168 / RR/ D( Apptts )] . 

V. A CHAVDA,Under Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Fress , Ring Road , Mayapuri, New Delni- 110064 

and Pub by the Controller of Publications, Dalhi- 110054 . 


